निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 फाल्गुन 1940 ( श0 ) 
( सं0 पटना 308 ) पटना , वृहस्पतिवार , 28 फरवरी 2019 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 

25 फरवरी 2019 
सं० GPF- 01 -491/ 2016- 847 — भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्द्वारा बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 ( समय - समय पर यथा 
संशोधित ) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है : 

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, विस्तार एवं लागू होना । 

(1 ) यह नियमावली "बिहार सामान्य भविष्य निधि ( संशोधन ) नियमावली, 2019 " कही जा सकेगी । 
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । 

(3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत होगी । 

2. बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 के नियम 15 के उप नियम ( 2 ) का खंड ( ख ), ( ड ) एवं 
( च ) कमशः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे : 

"( ख ) अंशदाता अथवा उसके पुत्र या पुत्री के विवाह या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी अन्य 

महिला रिश्तेदार के विवाह / सगाई के खर्च को पूरा करने के लिए ; " । 
" ( ड0 ) गृह स्थल या भवन खरीदने अथवा अपने आवास के लिए उपयुक्त मकान या तैयार फ्लैट अर्जित 

करने के लिए स्पष्टतः लिए गए किसी ऋण को , जो आवेदन की प्राप्ति की तिथि से बारह माह 

पहले नहीं लिया गया हो , बकाए राशि को भुगतान के लिए ; " । 
"( च ) उपर्युक्त खंड ( घ) के अधीन खरीदे गए स्थल पर गृह -निर्माण के लिए; " 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राहुल सिंह, 
सचिव (व्यय) । 


PER TOTT ( 3FITETUT ), 28 4 


8 


2019 


The 25th February 2019 
No. GPF -01 -491/2016 -847 — In exercise of the powers conferred by clause ( 2 ) of Article – 283 
of Constitution of India , the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend The 
Bihar General Provident Fund Rule, 1948 (as amended from time to time) : 

1 . Short title , extent, commencement and application . 
(1 ) These rules may be called the " Bihar General Provident Fund (Amendment) 

Rules, 2019 . 
(2 ) It shall extent to the whole of the State of Bihar. 

( 3 ) It shall come into force with immediate effect. 

2 . Clause (b ), ( e ) and ( g ) of sub - rule ( 2 ) of Rule of the Bihar General Provident Fund 
Rules, 1948 shall be substituted by the following respectively ; 

" (b ) For meeting the expenditure of the betrothal/marriage of the subscriber or his son 

or his daughter or any other female relative actually dependent on him ." 
" (e ) For repaying dues amount of any loan expressly taken for purchasing a house site 

or for building or acquiring of suitable house or ready - built flat for his residence 
which is not taken twelve months earlier from the date of receipt of the 

application ." 
" ( g) Constructing a house on a site purchased under above clause ( d )" ; 

3 . Clause (f) of sub -rule ( 2 ) of Rule 15 of the Bihar General Provident Fund Rules, 1948 is 
hereby deleted . 

By the order of the Governor of Bihar, 

Rahul Singh , 
Secretary ( Expenditure ). 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
faer TE ( 3TITERUT ) 308 -571 + 10 chochouten 

Website : http ://egazette.bih .nic .in 


